निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 श्रावण 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 680) पटना , शुक्रवार , 19 अगस्त 2016 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


अधिसूचना 

2 अगस्त 2016 
सं० वि०स०वि० - 23/2016 - 3506/वि०स० - " बिहार कृषि विश्वविद्यालय (निरसन ) विधेयक , 2016 ", जो 


बिहार विधान- सभा में दिनांक 02 अगस्त , 2016 को पुर : स्थापित हुआ था , बिहार विधान- सभा की प्रक्रिया तथा कार्य 
संचालन नियमावली के नियम -116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है । 


अधयक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 


राम श्रेष्ठ राय , 

सचिव , 
बिहार विधान - सभा। 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 19 अगस्त 2016 


बिहार कृषि विश्वविद्यालय (निरसन ) विधेयक , 2016 

[वि०स०वि० - 19/ 2016 ] 
बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम , 1987 (बिहार अधिनियम 8, 1988 ) को निरसित करने हेतु विधेयक । 
भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारंभ - (1 ) यह अधिनियम बिहार कृषि विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम , 
2016 कहा जा सकेगा । 

( 2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
( 3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा । 

2. निरसन एवं व्यावृति । - (i) बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 एवं इसके अधीन बनायी गयी 
नियमावली, निरसित किये जाते है । 

(ii ) इस निरसन के होने पर भी उक्त अधिनियम, नियमावली या परिनियम के अधीन की गई कार्रवाईयाँ 

वैध समझे जाऐंगे तथा उक्त अधिनियम के निरसन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किये जाएंगे । 
राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित सभी मामले राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कृषि 
विश्वविद्यालय में संपरिवर्तन के प्रयोजनार्थ बिहार सरकार एवं भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित 
समझौता ज्ञापन (एम. ओ. यु) के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे । 


उद्देश्य एवं हेतु 
वर्ष 1905 में समस्तीपुर जिला के पूसा में देश के प्रथम कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की 
गयी थी । वर्ष 1934 के भूकम्प के बाद यह संस्थान नई दिल्ली को स्थानांतरित हो गया । कालान्तर में 
पूसा में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी । पूसा के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए राज्य 
सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित 
करने के लिए अनुरोध किया गया । इसी क्रम में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय 
में परिवर्तित करने हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया । 
भारत सरकार के द्वारा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 की स्वीकृति दी 
गयी । डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना को मूर्त रूप देना ही इस विधेयक का 
अभीष्ट है । 

( राम विचार राय) 
भार साधक सदस्य । 


पटना 
दिनांक 02 .08 . 2016 


सचिव, 
बिहार विधान - सभा । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 680- 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

___ Website: http :// egazette.bih. nic.in 


